रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004 /99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


- 


- 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) .. 
PART II — Section 3 . Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , अक्तूबर 19 , 2011 / आश्विन 27 , 1933 
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 19, 2011/ ASVINA 27, 1933 


580] 
5801 


No . 


उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ) 

__ आदेश 

नई दिल्ली , 19 अक्तूबर , 2011 
सा . का. नि. 772( अ )/ आ. व./ ईख. - केन्द्रीय सरकार ईख ( नियंत्रण) आदेश , 1966 के खण्ड 3 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और उसके उपखण्ड (1) में वर्णित विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए , और 
केन्द्रीय सरकार के ऐसे प्राधिकारियों , निकायों और एसोसिएशनों जिनसे वह परामर्श करना आवश्यक समझती 
हो , से परामर्श करने के पश्चात् 9. 5 % चीनी की मूल रिकवरी से सम्बद्ध गन्ने के 139 . 12 रूपये प्रति क्विंटल की 
उचित तथा लाभकारी कीमत जो इस स्तर से अधिक रिकवरी के लिए प्रत्येक 0.1 प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि के 
लिए 1. 46 रूपये के प्रीमियम की शर्त के अध्यधीन हो, के आधार पर एतद्द्वारा इससे उपांबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 
( 4) में विनिर्दिष्ट कीमत को उस उचित तथा लाभकारी कीमत के रूप में नियत करती है जो उक्त अनुसूची के 
स्तम्भ (3) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्वात कड़ाह प्रक्रिया वाले चीनी कारखाने के स्वामियों द्वारा या 
उनके अभिकर्ताओं द्वारा उनके कारखानों के द्वार पर या किसी क्रय केन्द्र पर 30 सितम्बर , 2011 को समाप्त 
होने वाले चीनी वर्ष 2010 - 2011 के लिए परिदत्त ईख के लिए संदेय होगी , किन्तु ऐसा, उक्त आदेश के खण्ड 
3-क के अधीन उसके लिए संदेय रिबेट के अधीन रहते हुए किया जाएगा : 


AD 


" बशर्ते कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और हरियाणा राज्यों में रेल अथवा सड़क से जुड़ेकिसी क्रय 
केन्द्र पर खरीदारी के लिए सुपुर्द किए गए गन्ने के लिए 38 पैसा प्रति क्विटल प्रति किलोमीटर की दर पर 
ढुलाई रिबेट का भुगतान अधिकतम 7. 65 रुपए प्रति क्विंटल की शर्त के अध्यधीन किया जाएगा। 


3905 G1/ 2011 . . 


. . THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(6) ] 


शेरमऊ 


MAN 


इस शर्त के अध्यधीन भी कि उचित तथा लाभकारी मूल्य से उपर्युक्त ढुलाई रिबेट की अनुमति केवल 
उन चीनी मिलों के लिए होगी जो समय से गन्ना मूल्य का भुगतान करते हैं और गन्ना (नियंत्रण) आदेश , 1966 . 
के खंड 3 के अनुसार देय ब्याज सहित गत्ता मूल्य के समस्त बकाया का भुगतान करते हैं। " 

. अनुसूची 
क्रम प्लांट प्लांट का नाम 

कारखाना का नाम व पता 

उचित तथा 
सं0 कोड 

लाभकारी मूल्य 

(रुपए प्रति क्विंटल ) 
उत्तर प्रदेश 
07901 कप्तानराज 

कनोरिया चीनी और जनरल मैन्यू0 कंपनी लि0, 140 .58 

कप्तानगंज, जिला कुशीनगर- 274301 
2 59701 

उत्तम चीनी मिल्स लि0 , शेरमऊ, तहसील नकुड , 139. 12 

जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश 
3 61501 | टाढा बुजुर्ग न्यू इंडिया शुगर मिल्स ( प्रो0 अवध चीनी मिल्स 

| 139 . 12 
लि0), ढाढा बुजुर्ग, तहसील हाटा , 

जिला -कुशीनगर-274293 (उत्तर प्रदेश ) 
4 55801 आनंदगोपी आनंद एग्रोकेम इंडिया लि0, गोपी, लधुआ, 

139 .12 
जी0टी0 रोड, जिला अलीगढ़ - 202121 ( उ.प्र .) 
महाराष्ट्र 
539901 अक्कलकोट 

इंदिरा सहकारी साखर कारखाना लि0, दहिताने, 165 .40 
तालुका अक्कलकोट, जिला सोलापुर - 413216 

( महाराष्ट्र ) 
16 17901 फल्टन 

न्यू फल्टन शुगर वर्क्स लि0, साखरवाडी, ताल 162.48 
फल्टन , जिला सतारा, महाराष्ट्र . पिन : 415522 

( महाराष्ट्र ) 
कर्नाटक 
7 52002 वेंकेटेश्वर 

वेंकेटेश्वर पावर प्रोजेक्ट लि0, तालुक चिकाडी , 172. 70 

जिला बेलगांव - 591214 (कर्नाटक ) 
8 61601 उत्तूर इंडिया केन पॉवर लि0, 

149 . 34 
उत्तूर -587313, तालुक - मुधोल , 

जिला - बागलकोट(कर्नाटक ) 
पश्चिम बंगाल 
123401 प्लासी 

खेतान एग्रो इंडस्ट्रीज लि0, खेताननगर-741157 , 139.12 

प्लासी, जिला- नाडिया ( पश्चिम बंगाल ) 
मध्य प्रदेश 
1063101 महाकौशल शुगर एंड पॉवर इंडस्ट्रीज लि0 , 

139 .12 
ग्राम -बेचई, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश 


: [ 911 II- - 0 s 3 (1) ] 


___ . . . भारत का राजपत्र : असाधारण 


- - 


- 


- - - - 


. . 


.- .. . 


1 . 


- - - - - .. .. . 


उड़ीसा 
11 30702 farverGT विजयनन्दा कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि0 , 139 , 12 

UTH AFR96 , ne dania - 767029, 
जिला - बालांगीर( उड़ीसा ) 
- -- - ----- - -- . . .... 

( 9 . # 3 ( 1 )/2011 - A. T . II ] 

State Fit, fidget ( THEIGH ) 
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 
(Department of Food and Public Distribution ) 

ORDER 
New Delhi, the 19th October, 2011 : 


GS.R . 772 (E )/Ess .Com ./Sugarcane .-- In exercise of the powers conferred by 
clause 3 of Sugarcane (Control) Order , 1966 and having regard to the various 
factors mentioned in sub - clause (1) thereof, the Central Government, after consultation 
with such authorities , Bodies and Associations as are considered necessary by it to be 
consulted and on the basis of the "fair and remunerative price of sugarcane at Rs. 139.12 
per quintal linked to a basic recovery of 9.5 % sugar subject to a premium of Rs. 1. 46 
for every 0.1 % point increase in the recovery above that level hereby fixes the price 
specified in column (4 ) of the Schedule hereto annexed as the fair and remunerative 
price that shall be payable by the owners of the vacuum pan process sugar factories 
specified in the corresponding entry in column (3 ) of the said Schedule or their agents for 
the sugarcane delivered at the gate of the factory or any purchasing centre for the sugar 
year 2010 - 2011 ending the 30th September , 2011 subject to the rebates payable 
therefor under clause 3A of the said Order 

" Provided that in the States of Uttar Pradesh , Uttrakhand , Bihar and Haryana for 
sugarcane delivered for purchase at any purchasing centre connected by rail or road , 
payment of transport rebate at the rate of 38 Paise per quintal per kilometer shall be made 
subject to a maximum of rupees 7.65 per quintal: 

Provided further that the aforesaid transport rebate from Fair and Remunerative 
Price shall be allowed only to those sugar mills which make cane price payment timely 
and clear all arrears of cane payment dues, together with due interest as per clause 3 of 
the Sugarcane (Control) Order, 1966 ". 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II - SEC. 3(1)] 


w 


Am 


SCHEDULE 
S . Plant Plant name Name and Address of the sugar miil Fair and 
No Code 

Remunerati 
ve Price 
(Rs. per 

quintal) 
Uttar Pradesh 
07901 Captainganj The Kanoria Sugar & General 

140.58 
Manufacturing Co . Ltd ., Captainganj 

274301, District Kushinagar (U .P .) 
2 59701 Shermau Uttam Sugar Mills Ltd ., Shermau , Tehsil | 139 . 12 

- Nakur, District - Saharanpur (U .P .) 
3 161501 Dhadha Bujurg New India sugar Mills (Prop . The Oudh 139 . 12 

Sugar Mills Ltd .) Dhadha Bujurg , Tehsil – 

Hata , District- Kushinagar (U . P .) 
55801 Anandgopi | Anand Agrochem India Ltd , Gopi, 

139 . 12 
Ladhua , G . T Road , District - Aligarh - 

202121 (U . P .) 
Maharashtra 
39901 Akkalkot Indira Sahakari Sakhar Karkhana Ltd . 

| 165.40 
Dahitane , Tal - Akkalkot, District - 

Solapur - 413216 ( Maharashtra ) 
6 17901 Phaltan New Phaltan Sugar Works Ltd ., 

162. 48 
Sakharwadi, Taluka Phaltan , District 

Satara , Pin - 415522 (Maharashtra ) 
Karnataka 
7 52002 Venkateshwara Venkateshwara Power Project Ltd ., 

172 . 70 
Taluka - Chikodi, District - Belgaum - 

591214 (Karnataka ) 
8 61601 | Uttur 

India Cane Power Ltd ., Uttur - 587313 , 149. 34 
Taluk - Mudhol , District - Bagalkot 

( Karnataka ) 
West Bengal 
9 23401 Plassey 

Khaitan Agro Industries Limited ., Khaitan | 139 . 12 
Nagar - 741157 , Plassey , District - 

Nadia (West Bengal ) 
| Madhya Pradesh 
10 63101 Bachai Mahakaushal Sugar and Power Industries 139. 12 

Ltd . Village - Bachai, District - 

Narsinghpur (M . P ) . 
Orissa 
11 30702 Bijayananda Bijyananda Cooperative Suagr Mils Ltd . , 139 . 12 

at Sagarpali, Post - Deogaon - 767029 , 
District - Balangir ( Orrisa ) 


[F. No. 3(1)/ 2011 -S.P. 11] 
ADHIR JHA, Director (SDF ) 


Printed by the Manager , Govemment of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

. and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


